: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 409 राँची, सोमवार 

8 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
27 मई , 2015 


एस०ओ०.52 दिनांक 27 मई, 20 15 -- श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी ( सेवा की शर्ते ) 
एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५ की धारा- १७बी की उपधारा ( १) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित पदाधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं तथा निदेशित करते हैं की उक्त 
निरीक्षक उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का प्रयोग 
करेंगे । 
क्रमांक पदाधिकारी कर्मचारी का पदनाम 

श्रमायुक्त , झारखंड 
सभी उप श्रमायुक्त सभी प्रभारी उप श्रमायुक्त 
सभी सहायक श्रमायुक्त सभी प्रभारी सहायक श्रमायुक्त 
सभी श्रम अधीक्षक | सभी प्रभारी श्रम अधीक्षक 
सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 
( संचिका संख्या- २ श्रमा०का ( WorkingJournalists). ०२ २०१४ श्र०नि० 943( A ) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बुद्धदेव भगत , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 8 जून , 2015 


अधिसूचना 


2 7 मई,2 0 15 


एस०ओ०.5 3 दिनांक.27 मई ,2 0 15 .. का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड- ३ के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

( संचिका संख्या २ श्रमा॰का॰ ( workingJournalists ). ०२ २०१४ श्र०नि० 944 ( B ) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

बुद्धदेव भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


NOTIFICATION 

27 May 2015 


S . O 52 Ranchi, dated 27 May 2015 -- In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1) of Section - 17B of The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of 
Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 , the Governor of Jharkhand is pleased to appoint 
following officers as inspector and direct that said inspectors shall exercise their functions under the 
said Act , within the local limits of their respective jurisdiction . 


S .L . 


Designation no . of the Officers/ Employees 


__ 1 | Labour Commissioner,Jharkhand . 

2 AllDeputy Labour Commissioners/ All Incharge Deputy Labour Commissioners . 
3 All Assistant Labour Commissioners/ All Incharge AssistantLabour Commissioners . 
4 All Labour Superintendents/ All InchargeLabour Superintendents . 
5 All Labour Enforcement Officers. 


( No- 2/ Shrma. ka.( WorkingJournalists )- 02 / 2014L & E- 943( A )) 
By the order of theGovernor of Jharkhand , 

Budhdeo Bhagat , 
Under Secretary to Government. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 0 9 – 5 0 + 100 । 


